निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 फाल्गुन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 173) पटना , मंगलवार , 23 फरवरी 2016 


कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय बिहार, पटना 


शुद्धि - पत्र 

18 फरवरी 2016 
सं0 कारा / प्रो०( स्था ) - 10 - 06 / 2013 - 80 — अधिसूचना सं0 - 03 दिनांक 05 .01. 2016 द्वारा कुल - 35 नवनियुक्त 
प्रशिक्षण पूर्ण कर चूके प्रोबेशन पदाधिकारियों को राज्य में अवस्थित विभिन्न प्रोबेशन कार्यालयों में स्थानान्तरित करते हुए 
पदस्थापित किया गया है । उक्त अधिसूचना में अंकित कुल - 14 प्रोबेशन पदाधिकारियों के नवपदस्थापित कार्यालयों का 
नाम त्रुटिपूर्ण है , जिसमें सुधार आवश्यक है । 

2. नीचे अंकित त्रुटिपूर्ण कार्यालय का नाम एवं वास्तविक (शुद्ध ) कार्यालय के नाम की विवरणी कॉलम - 2 एवं 
कॉलम - 3 में अंकित है तथा अभ्युक्ति कॉलम - 4 में प्रोबेशन पदाधिकारी के नाम के संबंध में सुश्री के स्थान पर श्रीमती 
अंकित होने का उल्लेख है । 
अधि0 में त्रुटिपूर्ण अंकित कार्यालय का वास्तविक कार्यालय का नाम 

अभ्युक्ति 
अंकित 

नाम 
क्रमांक 

3 
जिला प्रोबेशन कार्यालय, छपरा प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , सारण 

( छपरा ) 
अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय , बेतिया । जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेतिया 
प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय, पटना प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पटना 
प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय, भागलपुर | 

प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , 

भागलपुर 
प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय , प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , सुश्री के स्थान पर 
मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर 

श्रीमती अंकित है । 
15 प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय , गया प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, गया 

प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय , सहरसा ।| प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, सहरसा 
प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय, मुंगेर प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , मुंगेर 
प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय , भागलपुर प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, 

सुश्री के स्थान पर 
भागलपुर 

श्रीमती अंकित है । 


20 


26 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 फरवरी 2016 
अधि0 में | त्रुटिपूर्ण अंकित कार्यालय का वास्तविक कार्यालय का नाम 

अभ्युक्ति 
अंकित 

नाम 
क्रमांक 

2 
____ 22 प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय , पूर्णियाँ प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णियाँ 

प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय , दरभंगा । प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , दरभंगा 
28 | प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय, सहरसा । प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, सहरसा 
33 प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय, गया प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, गया । 
35 प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय , पूर्णियाँ । प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णियाँ 

3. कंडिका - 2 के आलोक में अधिसूचना संख्या - 3, दिनांक 05. 01. 2016 में अंकित अधिसूचना के विभिन्न 
क्रमांक पर कॉलम - 2 में त्रुटिपूर्ण अंकित कार्यालय का नाम के स्थान पर कॉलम - 3 में अंकित वास्तविक कार्यालय का 
नाम पढा जाय । साथ ही क्रमांक - 14 एवं क्रमांक - 20 के सामने अंकित प्रोबेशन पदाधिकारी के नाम में श्रीमती के स्थान 
पर सुश्री पढा जाय । 

4. उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव, गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 
5. शेष विवरणी यथावत् रहेगें । 

आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 173 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


